निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 वैशाख 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 6 मई 2016 


( सं0 पटना 376) 


सं० 05 ( बेल्ट्रॉन) - 05 / 2015 - सू०प्रा० - 504 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


संकल्प 

5 मई 2016 
विषय: बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कुछ पदों को पुर्ननामित , कुछ पदों 

के वेतन संरचना जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत है , को बदलने एवं कुछ रिक्त पदों 

को समाप्त करने के संबंध में । 
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक 
उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी । निगम लगभग पच्चीस वर्षों तक 
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं यथा -टीभी० , माईनिंग सेफ्टी इक्यूपमेंट , इंटरकॉम आदि का उत्पादन कार्य करती रही है , किन्तु 
बाजारू स्पर्धा में पिछड़ जाने एवं बदले सामाजिक परिवेश के कारण निगम अपने उत्पादन इकाईयों को काफी समय 
तक चलाने में सक्षम नहीं रहा । फलस्वरूप वर्ष 2003 में राज्य सरकार को निगम के परिसमापन का निर्णय लेना पड़ा । 

2. कालान्तर में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नवगठित सूचना प्रावैधिकी विभाग में 
हस्तानांतरित करते हुए सूचना प्रावैधिकी से संबंधित केन्द्र सरकार के परियोजना एन0ई0जी0पी0 के तहत विभिन्न 
परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है । 

3. निगम राज्य सरकार की विभिन्न आई0टी0 परियोजनाओं के संचालन करने में सफल रहा है एवं लगातार 
पाँच वर्षों तक लाभ अर्जित करने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद् के निर्णय के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा निगम के 
परिसमापन संबंधी निर्णय को वर्ष 2014 में वापस लिया गया है । 

4. निगम के बढ़ते एवं परिवर्तित क्रिया - कलापों एवं कर्मियों के सेवानिवृत्ति के वजह से निगम में नई 
नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, किन्तु पूर्व के जो पद स्वीकृत है वे सभी वर्तमान क्रियाकलाप के अनुरूप 
नहीं है, जिसके वजह से नई नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है । फलस्वरूप परियोजनाओं के सुचारू रूप से 
संचालन एवं क्रियान्वयन में भी कठिनाई हो रही है । इसलिए निगम के द्वारा पूर्व के स्वीकृत संरचना के पुर्नगठन की 
आवश्यकता महसूस की गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 6 मई 2016 
5. अतः सरकार द्वारा अनुमोदनोपरान्त बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में कुछ पदों 
को पुर्ननामित, कुछ पदों के वेतन संरचना जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत हैं , को 
पदों को समाप्त किया जाता है, जो निम्नवत् है : 

(क ) वर्तमान संरचना के वैसे पद जिसकी भविष्य में आवश्यकता है, किंतु पदनाम, नियुक्ति प्रक्रिया एवं 
वेतनमान में बदलाव की गई है । 
क्र0 पद का नाम वर्तमान 

परिवत्तित वेतन परिवत्तित 
सं० वेतनमान 

एवं नियुक्ति का पदनाम / 
प्रकार 

अभियुक्ति 


कुलस्वीकृत 


पद 


कार्यरतबल 


उपनिगमसे प्रतिनियुक्ति परकार्यरत रिक्तपद 


प्रबंध निदेशक 


18400 
22400 
12000 
16500 


राज्य सरकार से 
प्रतिनियुक्ति पर 

- वही 


कोई परिवर्तन 

नहीं । 
कोई परिवर्तन 


महाप्रबंधक 


नहीं । 


प्रबंधक वित्त 


10000 
15200 


1 | - 


नियत वेतन ₹ 
60 - 70000 / - पर | 

खुले बाजार से 


मुख्य लेखा 
पदाधिकारी 


प्रबंधक पी0आई0 


1 


- वही 


कोई परिवर्तन 

नहीं । 


10000 
15200 
10000 
15200 


प्रबंधक बिजनेस 

डेभलपमेंट 


- वही 


प्रबंधक प्रशासन 


- वही 


10000 
15200 
10000 
15200 


प्रबंधक विपणन 


- वही 


प्रबंधक 
पी०एम०यू० / 

पी०एम०यू० 
( आई०पी०आर० ) 


8 


प्रबंधक 


प्रबंधक तकनीकि 

कोर्डिनेशन 


- वही 


10000 
15200 
10000 
15200 


उप निदेशक 


2 


- वही 


कम्पनी सचिव 


10000 
15200 


कोई परिवर्तन 

नहीं । 


उप प्रबंधक 
( पी0 आई0 ) 


8000 
13500 


नियत वेतन ₹ 
40 - 45000 / - पर 

खुले बाजार से 
नियत वेतन ₹ 
30 - 40000 / - पर 
खुले बाजार से 

- वही 


8000 
13500 


8000 
13500 


- वही 


उप प्रबंधक 
(विपणन ) 
उप प्रबंधक 
(बिजनेस 
डेभलपमेंट ) 
उप प्रबंधक 
( तकनीकि 
कोर्डिनेशन ) 
उप प्रबंधक 

( कौस्ट 
एकाउन्टेंट ) 
सहायक निदेशक 


8000 
__ 13500 


- वही 


कार्यक्रम / 
परियोजना 
कार्यपालक 


8000 
13500 


- वही 


- वही 


विधि सहायक 


8000 
13500 
8000 
13500 
6500 
10500 


___ 1 


17 . 
18. | 


- वही 


सहायक प्रबंधक 


- वही 


बिहार गजट ( असाधारण), 6 मई 2016 


| पद का नाम 


क्र० 
सं० 


वर्तमान 
वेतनमान 


कुलस्वीकृत 


कार्यरतबल 


परिवत्तित वेतन 
एवं नियुक्ति का 

प्रकार 


3h 


उपनिगमसे प्रतिनियुक्ति परकार्यरत रिक्तपद 


परिवत्तित 
पदनाम / 
अभियुक्ति 


19 . 


- वही 


सहायक प्रबंधक 
( इलेक्ट्रीकल ) 
सहायक प्रबंधक 

(लेखा) 
तकनीकि 
पदाधिकारी 


6500 
10500 
6500 
10500 


20 . 


- वही 


21. 


6500 
10500 


- वही 


22 . 


सहायक प्रबंधक 


6500 
10500 


2 - 2 


नहीं । 


23. 


सहायक प्रबंधक 

(सिविल ) 
सहायक प्रबंधक 
( मैकेनिकल ) 


6500 
10500 
6500 
10500 


24. 


वरीय आप्त 

सचिव 


6500 
10500 


26 . 


आंतरिक अंकेक्षक 


5500 
9000 


__ 2 


1 


- 


सहायक 


5500 
9000 


4 


. 


कोई परिवर्तन 
- वही 

कोई परिवर्तन 
- वही 

नहीं । 

सहायक प्रबंधक 
- वही 

( मैनपावर ) 
नियत वेतन ₹ । प्रबंध निदेशक 
20 - 25000 / - पर | 

के निजी 
खुले बाजार से सहायक 
नियत वेतन ₹ 

लेखा 
| 35 - 40000 / - पर 

पदाधिकारी 
खुले बाजार से 

नियत वेतन ₹ टंकक / 
20 - 25000 / - पर डाटा इन्ट्री 

खुले बाजार से ऑपरेटर 
नियत वेतन ₹ । 

कोई परिवर्तन 
15 - 20000 / - पर 

नहीं । 
खुले बाजार से 

नियत वेतन ₹ कार्यालय 
| 20 - 25000 / - पर सहायक / 
खुले बाजार से सहायक 

टंकक / 
डाटा इन्ट्री 

ऑपरेटर 
नियत वेतन ₹ 
15 - 20000 / - पर 

कोई परिवर्तन 
खुले बाजार से 

नहीं । 


लेखा सहायक 


5000 
8000 


___ 4 


1 


टेकनीशियन 


4500 
7000 


10 6 


स्टेनोग्राफर 


4500 
7000 


15 | 


- वही 


रिशेप्सनिष्ट 


4000 
6000 


भंडारपाल 


4000 
6000 


2 


- 


1 


नियत वेतन ₹ । 
15 - 20000 / - पर 

खुले बाजार से 


कोई परिवर्तन 

नहीं । 


टंकक 


4000 
6000 


___ 8 


| 6 


2 


नियत वेतन ₹ 
20 - 25000 / - पर 

खुले बाजार से 


टंकक / 
डाटा इन्ट्री 

ऑपरेटर 
टंकक / 
डाटा इन्ट्री 
ऑपरेटर 


सहायक 
तकनीशियन 


4000 
6000 


3 


| 


- वही 


कोई परिवर्तन 


ड्राईवर 


3050 
4590 


| 3 


2 


1 


नियत वेतन ₹ । 
12 - 15000 / - पर 

खुले बाजार से 


नहीं । 


पद का नाम 


क्र0 
सं0 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मई 2016 
वर्तमान 

परिवत्तित वेतन 
वेतनमान 

एवं नियुक्ति का । 

प्रकार 


कुलस्वीकृत 


कार्यरतबल 


उपनिगमसे प्रतिनियुक्ति परकार्यरत रिक्तपद 


परिवत्तित 
पदनाम / 
अभियुक्ति 


h 


36 . 


पियून 


। 


2550 
3200 


| 6 | 


नियत वेतन ₹ 
10 - 12000 / - पर 

खुले बाजार से 


कोई परिवर्तन 

नहीं । 


37. 


वर्ग - IV 


2550 
3200 


| 15 -573 


- वही 


आई०टी० 
ब्वॉय / गर्ल्स 


कुल | 104 


49 


( ख ) वर्तमान संरचना के वैसे पद जिस पर वर्तमान में कर्मी कार्यरत हैं , किंतु भविष्य में उसकी आवश्यकता 
नहीं है एवं कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत पद स्वतः समाप्त हो जायेगी : 


क्र० 


पद का नाम 


वर्तमान वेतनमान 


अभियुक्ति 


सं0 


कुल 
स्वीकृत पद 


कार्यरत बल 


रिक्तपद 


2. 


- 


0 


| 15 


( ग ) 


क्र0 
सं0 


प्रशाखा पदाधिकारी 6500 - 10500 

" ख " में अंकित सभी 
अंकेक्षक / लेखापाल 5500 - 9000 

रिक्त 15 पद समाप्त 

एवं वैसे 15 पद 
| लाईब्रेरियन 4500 - 7000 

जिस पर वर्तमान में 
दिनचर्या लिपिक / लिपिक सह 4000 - 6000 

कर्मी कार्यरत हैं , 
टंकक / असेम्बली ऑपरेटर 

मरणशील पद घोषित । 
कुशल कामगार 

3050 -4590 

5 
पियून / गार्ड / पियून - सह 2550 - 3200 
चौकीदार 

कुल 30 
वर्तमान संरचना के वैसे पद जो वर्तमान में रिक्त है, जिसे समाप्त किया जाता है: 
पद का नाम वर्तमान कुल रिक्त 

अभियुक्ति 
वेतनमान स्वीकृत पद 

पद 
| निदेशक 

12000 -16500 

" ग " में अंकित सभी 
परियोजना प्रबंधक 

6500 - 10500 

रिक्त 19 पद समाप्त । 
कनीय अभियंता / सूचना सह जन सम्पर्क 5500 - 9000 
पदाधिकारी / लेखापाल / वाणिज्यिक 
लेखापाल 
वरीय तकनीशियन / फोरमैंन / तकनीकि - 5000 - 8000 
पर्यवेक्षक 
कैशियर / ड्राफ्टमैन 

4500 - 7000 
कैशियर / स्टोरकीपर / मार्केटिंग सेल्स 4000 - 6000 
एक्जीक्यूटिव 
ड्राईवर 

3050 - 4590 

कुल 19 | 19 | 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मई 2016 


6. उपयुक्त पदों पर होने वाले व्यय का वहन बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० द्वारा अपने 
संसाधनों से किया जायेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बजट ( राशि ) का उपबंध नहीं कराया । 

7. संकल्प के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर दिनांक 28. 04. 2016 को मंत्रिपरिषद् में मद सं० 09 पर स्वीकृति 
प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 

प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय 
आयुक्त / जिलाधिकारी / अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी 
जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 376 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


